शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30-05-2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 452 ] 


रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 सितम्बर 2020 


आश्विन 7 , शक 1942 


कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ 
शास्त्री चौक , पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर 

विधि विधायी (निर्वाचन ) कार्य विभाग 


रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2020 


अधिसूचना 


क्रमांक /20/ चार / मतपत्र मुद्रण /वि.स.उपनिर्वा./ 2020/ 2197 

/वि.स.उपनिर्वा./2020/2197.–भारतनिर्वाचन आयोग के पत्रक्रमांक / 52 / 2020 /SDR/ Vol.I दिनांक 28 
सितम्बर, 2020 के अनुक्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 60 के खण्ड ग के उपबंधों के अनुसरण में मुख्य चिकित्सा एवं 
स्वास्थ्य अधिकारी, जिला - गौरेला -पेण्ड्रा- मरवाही एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी, गौरेला को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है. कोविड -19 के संदिग्ध 
या उससे प्रभावित वर्ग के अनुपस्थित मतदाता जो डाक मतपत्र से मतदान करना चाहते हैं , प्ररूप-12 घ में आवेदन करेगा और उसमें यथा विनिर्दिष्ट ब्यौरे होंगे 
और अनुपस्थित मतदाता को नोडल अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित किया जाएगा , जिसे निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख के उपरांत पांच दिनों 
के अंदर रिटर्निंग अधिकारी के पास प्रेषित करना अनिवार्य होगा. 


तद्संबंधी सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है . 


हस्ता./ 
( रीना बाबासाहेब कंगाले ) 

पदेन सचिव. 


903 


904 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2020 


Raipur, the 29th September 2020 


NOTIFICATION 


No. 20 / Four/Ballot Paper Printing / V.S . Byc- Election /2020 /2197. — Inpursuance of provisions ofclause ( c ) or 
section 60 of the Representative of the People Act, 1951 (No. 43 of 1951 ) in order to letter No. 52 / 2020 /SDR /Vol.I dated 
28th September, 2020 of the Election Commission of India , Chief Medical and Health Officer, District. Gaurcla -Pendra 
Marwahi and Block Medical Officer, Gaurela are appointed as Nodel Officer. An abscnt.cc voter in Covid - 19 suspect or 
allcctcd calcgory, who desire for voting by postal ballot paper, shall apply in Form 12D and shall be shown detail as 
spcciſicd therein and absentee voter shall duly verily by the Nodel Officer which shall be compulsorily forwarded before 
Returning Officer within ſive days after the date of notification of the Election . 


This notification is published for information of the general public. 


Sd / 
(Rocna Babasaheb Kangale ) 

Ex -Officio Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 . 


